सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक, 1937 ( श०) 


संख्या 597 राँची , शुक्रवार 


6 नवम्बर, 20 15 ( ई० ) 


श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


अधिसूचना 
5 नवम्बर, 2015 


एस०ओ०. 77 .. दिनांक 5 नवम्बर, 2 0 15 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , १९४८ ( १९४८ का ११) की 
धारा- ३ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् 
संबंधी अनुसूची के स्तम्भ- २ में उल्लिखित नियोजन में ( इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में 
विनिर्दिष्ट ) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ- ३ में प्रदर्शित मासों के लिए 
उक्त अधिनियम की धारा- २ के खण्ड ( डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ- ४ में यथा प्रदर्शित 
रूप में होंगे । 


क्रम | 


अनुसूचित नियोजनों के नाम । 


माह एवं वर्ष 


अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 

( आधार वर्ष २००१ = १०० ) 


४ 


२५४ 


२५३ 


झारखण्ड राज्य में सरकारी 

कार्यालयों 
उपक्रमों/ बोर्डी/ स्थानीय निकायों 
__ में कार्यरत कर्मचारियों के 

नियोजन 


जनवरी, २०१५ 
फरवरी , २०१५ 
मार्च, २०१५ 
अप्रैल , २०१५ 
मई, २०१५ 


२५४ 


२५६ 


२५८ 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 6 नवम्बर , 2 0 15 
जून , २०१५ 

२६१ 
कुल. 

१५३६ 
छ: माह का औसत . 

१५३६ = २५६ बिन्दु 


६ 


पुनरीक्षित/निर्धारित बिन्दुः 

अर्थात - 
प्रतिशत वृद्धि . 


२५३ 
२५६. २५३ = ०३ बिन्दु की वृद्धि 

१. १८% की वृद्धि 


परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु 
पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें 
निर्धारित / पुनरीक्षित की गई हैं | उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम 
मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ- ४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस 
पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हैं , तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी । परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान 
उपर्युक्त दर से, जो जनवरी- जून, २०१५ ( वर्ष २०१५ का प्रथम अर्धांश ) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक ०१. १०. २०१५ की तिथि से देय होगा । 

( संख्या - २/ एम॰डबलू०. २०७१/ २०१०, श्र०नि०. १९५३/ ०५. ११. २०१५ ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 

सरकार के अवर सचिव | 

अधिसूचना 
एस . ओ.7 8 – दिनांक 5 नवम्बर, 2 0 15 एस . ओ. 77 - दिनांक 5 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी भाषा में 
निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय 

संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड - ३ के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा | 


( संख्या- २/ एम॰डबलू०. २०७१/ २०१०, ०नि०. १९५४/ ०५. ११. २०१५ ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 
सरकार के अवर सचिव | 


SIR QUE JHT (3HTERUT) Bishal , 6 gader , 2015 

NOTIFICATION 


S . O . - 77 -- dated 5 November , 2015 In exercise of the powers conferred by section - 3 of 
the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948 ), the Governor of Jharkhand is pleased to declare 
that the consumer price index number applicable to the employees employed in employment 
mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the 
scheduled employment) for the months shown in column - 3 of the said schedule shall be as 
shown in column -4 of the schedule 1 for the purpose of cause (d ) of section - 2 of the said Act . 


Scheduled Employment 


Month & Year 


SI . 
No. 


All India 
Consumer 
Price Index No. 

( 2001= 100 ) 


2 
Employments of workers engaged in Government January , 2015 
Offices / Undertakings/ Boards & Local Bodies in the February , 2015 
state of Jharkhand . 

March , 2015 
April , 2015 
May , 2015 
June, 2015 


254. 00 
253 . 00 
254 .00 
256 . 00 
258 . 00 
261. 00 


Total - 
Average 


1536 .00 


1536 .00 


= 256 Point 


The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India 
Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed / revised in the 
above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in 
column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule 
employment and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if 
index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed / revised , there 
will be not be any reduction in the minimum wages fixed / revised . 

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price 
Index of January -June, 2015 , which is 1st half of 2015 , will be payable from 01. 10 .2015 . 


[N 0 -2/M . W .-2071/2010 L & T - 1953 / 05 -11- 2015 ] 


By Order of theGovernor of Jharkhand , 


Satish Kumar , 
Under Secretary to Government. 


IIIIIIIIIII 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

ŞIRCUS JGTC ( 37HTETUT) 597 – 50 + 50 0 


